शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 51 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 20 दिसम्बर 2019 - अग्रहायण 29, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं . 
राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं . 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2019 


क्रमांक ई -1/14/ 2019/ 1/ 2.- श्री अमित कटारिया, भाप्रसे ( 2004 ) जो वर्तमान में भारत सरकार में उप सचिव, भारत सरकार, शहरी 
विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, को उनके कनिष्ठ श्री अन्बलगन पी ., भाप्रसे ( 2004 ) के सचिव वेतनमान में 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिसमय वेतनमान Pay Matrix Level-14 में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है. 


1067 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


1068 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


नवा रायपुर , अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2019 


क्रमांक ई - 1-14/ 2019 /1/ 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा के अधिसमय 
वेनतमान Pay Matrix Level- 14 में इस शर्त के साथ पदोन्नत करता है कि वे Mid- Career Training (Phase-IV ) के आगामी सत्रों में 
अनिवार्य रूप से भाग लेंगे. अधिकारियों को पदोन्नति उपरांत तालिका के कालम 4 में उनके नाम के सम्मुख दर्शित पद पर अस्थाई रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है : 


क्र . 


वर्तमान पदस्थापना 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 . 


सचिव , आवास एवं पर्यावरण विभाग 


श्रीमती संगीता पी . 
( सीजी -2004 ) 


विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), आवास एवं 
पर्यावरण विभाग. 


2 . 


श्री प्रसन्ना आर . 
( सीजी -2004 ) 


विशेष सचिव , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा 
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग. 


सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा योजना 
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग . 


3 . 


श्री अन्बलगन पी ., 
( सीजी-2004 ) 


विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) खनिज साधन 
विभाग, विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ), पर्यटन 
विभाग का अतिरिक्त प्रभार. 


सचिव , खनिज साधन विभाग , सचिव , 
पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार 


4 . 


सुश्री अलरमेलमंगई डी . 
( सीजी -2004 ) 


विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) , नगरीय प्रशासन 
एवं विकास विभाग तथा संचालक , नगरीय 
प्रशासन एवं विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार, 
विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) , उच्च शिक्षा विभाग 
का अतिरिक्त प्रभार. 


सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
तथा संचालक , नगरीय प्रशासन एवं विकास 
विभाग का अतिरिक्त प्रभार , सचिव उच्च 
शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार. 


5 . 


विशेष सचिव, गृह विभाग 


सचिव, 


श्री उमेश कुमार अग्रवाल , 
( सीजी-2004 ) 


गृह 

विभाग 


6 . 


श्री धनंजय देवांगन , 
( सीजी-2004 ) 


विशेष सचिव , सहकारिता विभाग तथा पंजीयक , 
सहकारी संस्थाएं का अति . प्रभार. 


सचिव, सहकारिता विभाग तथा पंजीयक , 
सहकारी संस्थाएं का अति . प्रभार. 


7 . 


कलेक्टर, बिलासपुर 


कलेक्टर, बिलासपुर 


डॉ . संजय कुमार अलंग, 
( सीजी-2004 ) 


8 . 


श्री छत्तर सिंह डेहरे 
( सीजी-2004 ) 


अपर आयुक्त , बिलासपुर संभाग तथा सचिव, 
राजस्व मंडल बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार, 
सचिव, छ.ग. लोक आयोग का अति. प्रभार. 


अपर आयुक्त बिलासपुर संभाग तथा सचिव 
राजस्व मंडल बिलासपुर का अतिरिक्त 
प्रभार, सचिव, छ.ग. लोक आयोग का 


अति . प्रभार . 


9 . 


अपर आयुक्त , सरगुजा संभाग 


सुश्री जिनेविवा किंडो 
( सीजी -2004 ) 


अपर आयुक्त, सरगुजा संभाग 


2 . 


डॉ . एस. के. अलंग द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम -2016 के नियम 
12 में तहत कलेक्टर , बिलासपुर के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद 
के समकक्ष घोषित करता है . 


3. 


श्री छत्तर सिंह डेहरे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम -2016 के नियम 
12 में तहत अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, राजस्व मंडल बिलासपुर एवं सचिव, छ.ग. लोक आयोग के असंवर्गीय 
पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1069 


4 . 


सुश्री जिनेविवाकिंडो द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम -2016 के नियम 
12 में अपर आयुक्त , सरगुजा संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय 
पद के समकक्ष घोषित करता है . 


5 . 


इस विभाग के पत्र क्र . ई - 1-14/2019/2, दिनांक 05-10-2019 द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को 
अधिसमय वेतनमान में रिक्ति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियम, 2016 के नियम -3( 2 ) ( iii ) 
के तहत 30 दिवस के भीतर सरकार की सहमति प्राप्त न होने के कारण भारत सरकार की सहमति मानी गई है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कमलप्रीत सिंह , सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर , दिनांक 25 नवम्बर 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नम्रता गांधी भा.प्र.से. ( 2013 ), उप सचिव, कौशल विकास, तकनीकी 
शिक्षा एवं रोजगार विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी के पद पर पदस्थ किया 
जाता है . 


2 . श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. ( 2013) , अपर कलेक्टर , जिला - बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर , 
जिला- महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है . 


3 . 


श्री कुंदन कुमार भा.प्र.से. ( 2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम एवं अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध संचालक , 
सहकारी शक्कर कारखाना, कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत दुर्ग के पद पर 
पदस्थ किया जाता है. 


4 . 


सुश्री नुपूर राशि पन्ना , भा.प्र.से. ( 2015 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोण्डागांव को अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , मुंगेली के पद पर पदस्थ किया जाता है. 


5 . श्री विजय दयाराम के. भा.प्र.से. ( 2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश 
पर्यन्त 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम के पद पर पदस्थ करते हुए, उन्हें प्रबंध संचालक , सहकारी शक्कर कारखाना , 
कबीरधाम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


6 . 


श्री विनय कुमार लंगेह, भा.प्र.से. ( 2016 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सरायपाली, जिला - महासमुन्द को अस्थायी रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , गरियाबंद के पद पर पदस्थ किया जाता है. 


श्री विनय कुमार लंगेह, भा.प्र.से. द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से श्री आर. के. खुटे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , 
गरियाबंद के पदभार से मुक्त होंगे तथा उनकी सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को वापस सौंपी जाती है . 


7 . 


श्री कुणाल दुदावत भा.प्र.से. ( 2017 ), सहायक कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय 
अधिकारी, सरायपाली, जिला- महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . के . बाजपेयी, संयुक्त सचिव . 


1070 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 26 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 1-10/ 2017/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा ( काडर ) नियमावली 1954 के नियम 4 के 
उपनियम 02 के तहत महानिदेशक विशेष महानिदेशक वेतनमान अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-16 रुपये 02,05,400-02,24,400 /- के स्तर 
के 03 असंवर्गीय पद, निर्मित किया जाकर भारत सरकार , गृह मंत्रालय की सहमति उपरान्त भरे जाने का निर्णय लिया जाकर उक्त पदों पर 
पदोन्नति हेतु भारत सरकार , गृह मंत्रालय को महानिदेशक के 03 रिक्त पदों की उपलब्धता की सहमति हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 
04-12-2017 द्वारा लिखा गया . 


2 . 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11012/ 11/2017 - आईपीएस-I, दिनांक 11-12-2017 द्वारा यह सूचित किया गया कि 
भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 20-01-2015 द्वारा जारी स्पष्टीकरण अनुसार अपेक्स स्तर के अतिरिक्त 
पद का निर्माण नहीं किया जा सकता. 


3 . 


भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम 2007 के नियम 11 ( 7 ) के तहत विभाग के पत्र दिनांक 27-12-2017 द्वारा महानिदेशक के 
पद पर पदोन्नति हेतु महानिदेशक के उक्त 03 रिक्त पदों की उपलब्धता की सहमति प्रदान करने हेतु पुनः प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार , गृह 
मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 17-01-2018 के माध्यम से असहमति व्यक्त करते हुये यह लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिये 
महानिदेशक स्तर के 02 संवर्गीय पद स्वीकृत है, अतः राज्य में महानिदेशक स्तर के कुल 04 पद ( 02 SDP + 02 SDR) कार्यरत हो सकते 


tho 


4 . फिर भी महानिदेशक स्तर के निर्मित 03 असंवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय आदेश दिनांक 06-10-2018 द्वारा निम्नांकित 
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया : 


1 . 


2 . 


श्री संजय पिल्ले, ( भापुसे -1988 ) 
श्री आर. के . विज, ( भापुसे -1988 ) 
श्री मुकेश गुप्ता, ( भापुसे -1988 ) 


3 . 


5 . उक्त पदोन्नति आदेश पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-10-2018 में महानिदेशक के 04 ( 02 SDP + 02 
SDR) स्वीकृत पद की स्वीकृत सीमा से अधिक होने का पुनः लेख किया गया . 


6. राज्य शासन द्वारा पद निर्मित करते समय महानिदेशक स्तर के 03 असंवर्गीय पदों को भारत सरकार की लिखित सहमति मिलने के 
उपरान्त ही भरे जाने के निर्णय लिया गया था . भारत सरकार , गृह मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्मित 03 असंवर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु 
रिक्त पदों की उपलब्धता की सहमति भी नहीं दी गई . 


7 . 


अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा महानिदेशक/विशेष महानिदेशक वेतनमान स्तर के 03 असंवर्गीय पद निर्मित करने 
के आदेश क्रमांक 1-10/ 2017/ दो - गृह/ भापुसे, दिनांक 27-12-2017 तथा उक्त निर्मित पदों पर की गई पदोन्नति आदेश क्रमांक एफ 1-05/ 
2018/ दो - गृह / भापुसे, दिनांक 06-10-2018 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. 


8 . 


अतएव राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-05 / 2018/ दो - गृह / भापुसे, दिनांक 06-10-2018 को निरस्त करते 
हुये श्री संजय पिल्ले, ( भापुसे -1988 ), श्री आर . के. विज, ( भापुसे -1988 ) एवं श्री मुकेश गुप्ता, ( भापुसे -1988 ) को महानिदेशक वेतनमान 
अनुसूची- III वेतन मैट्रिक्स स्तर -16 रुपये 02,05,400-02,24,400 / - के पद से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के वेतनमान ( वेतन मैट्रिक्स 
स्तर -15 रुपये 01,82,200-02,24,100/ - ) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदावनत करता है. 


9 . 


उक्त पदोन्नति अवधि के वेतन एवं भत्तों के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1071 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अक्टूबर 2019 


क्रमांक एफ 1-09/ 2018/ दो - गृह/ भापुसे. - भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक I- 15011/ 14/ 2012 -IPS-I 
( part -I) दिनांक 14-03-2018 द्वारा सिलेक्ट लिस्ट 2008 के लिये राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में चयनित श्री ए. एम. जूरी , 
भापुसे की वरिष्ठता में परिवर्तन करते हुये पूर्व में आवंटित वर्ष 2000 को संशोधित करते हुये वर्ष 1999 आवंटन प्रदान किया गया है. 


2 . राज्य शासन द्वारा श्री ए. एम. जूरी, भापुसे के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-11/2007 / दो - गृह / 
भापुसे, दिनांक 13-05-2019 द्वारा समाप्त करते हुये प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जा चुका है. 


3 . 


अतः श्री जूरी , भापुसे को आवंटन वर्ष से 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर परिणामी लाभ के तहत् दिनांक 01-01-2013 से सेवा के 
उप पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान ( पे बैंड -4 रुपये 37400-67000 + ग्रेड पे रुपये 8,900 /- ) प्रदान किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकुन्द गजभिये, उप - सचिव. 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 20-70/ 2004 / 11 / 6. - चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , 


अतएव राज्य शासन छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 ( यथा संशोधित ) में निम्नलिखित 

अनुसार संशोधन 
करती है , अर्थात् : 


संशोधन 


( एक ) छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 ( यथा संशोधित ) में दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से निम्नानुसार संशोधन लागू किये जाते 

हैं 
( 1 ) नियम 3 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है 

“ ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित है, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट 
कार्पोरेशन ( सीएसआईडीसी ) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ 
स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ( सीएसआईडीसी ) द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन 
पोर्टल से सीधे किया जा सकेगा. " 


“ परिशिष्ट -1 के फर्नीचर वर्ग में सम्मिलित सभी वस्तुओं की तीन साल की परफारमेंस गारंटी ( Performance Guaran 
tee ) हेतु प्रावधान रहेगा. इस 03 साल की अवधि में यदि मरम्मत की आवश्यकता होगी तो फर्नीचर प्रदायकर्ता ही बिना 
किसी शुल्क के उक्त रिपेयरिंग कार्य करेगा. " 


“ अन्य वस्तुएं, जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित नहीं है, का क्रय संबंधित विभाग नियम -4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसरण 
में करेंगे. " 


( 2 ) 


नियम 3 ( अ ) एवं नियम 3 ( ब ) के वर्तमान प्रावधान को विलोपित किया जाता है . 


( 3 ) 


छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4.2 को उक्त छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में 
निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : 

“निविदा की शर्तों का निर्धारण क्रेता द्वारा किया जायेगा . " 


1072 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


( 4 ) 


नियम 4.6.1 के वर्तमान प्रावधान के अंत में निम्नानुसार पंक्ति जोड़ी जाती है : 

“ ऑन - लाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी ( शेड्यूल ) के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जावेगी . 


( 5 ) 


.. 


नियम 4.6.2 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है 

“ रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक ही प्राप्त की जाए तथा इसका 
उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जाएगा. ऑन - लाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी ( शेड्यूल ) के 
प्रस्तुत 

की जावेगी. ” 


अनुसार निविदा 


( 6 ) 


नियम 4.6.3 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है : 

“निविदा खोलने का समय, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक एक घंटे पश्चात् अर्थात उसी 
दिन निर्धारित समय तक रखा जाएगा. ऑन - लाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी ( शेड्यूल ) के अनुसार निविदा खोली 
जावेगी. " 


( 7 ) 


नियम 4.6.4 के वर्तमान प्रावधान के अंत में निम्नानुसार पंक्ति जोड़ी जाती है 

“ ऑन - लाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी ( शेड्यूल ) या ऑन- लाईन निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण 
अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी. " 


( 8 ) 


नियम 4.6.5 के वर्तमान प्रावधान के अंत में निम्नानुसार पंक्ति जोड़ी जाती है : 

“ ऑन - लाईन निविदा प्रक्रिया में निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् निविदा प्राप्त न हो , इस संबंध में 
समुचित व्यवस्था की जायेगी. " 


( 9 ) 


नियम 4.9 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है : 

"क्रय की शर्ते- क्रय की शर्ते स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग - अलग अर्थ लगाया जाकर विवाद की 
स्थिति निर्मित न हो . राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र 
में , जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवंचन का मामला नहीं बने. 
इसी प्रकार निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन 
होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जावे , जिसमें निविदा में उल्लेखित सामग्री का स्पष्ट 
उल्लेख होना. इसके अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म में देय कर अदा 
किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है , जहां आवश्यक हो लिया जावे. यह स्पष्ट वर्णित किया जावे कि निविदाकर्ता 
का व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वह भिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेगा . दरों में करों का पृथक से स्पष्ट 
उल्लेख हो . इसके अतिरिक्त क्रय अधिकारी, मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में अन्य शर्त लगा सकता है . 
निविदा प्रपत्र में विक्रेता को काली सूची में डाले जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान प्रक्रिया सहित उल्लेखित हो. ” 


( 10 ) 


नियम 4.9.1 के वर्तमान प्रावधान को जीएसटी प्रणाली - एक देश एक कर, लागू हो जाने के कारण विलोपित किया जाता 
है . 


( 11 ) 


: 


नियम 4.14 ( 1 ) के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है 

“ ( 1 ) किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जायेगा तथा ऐसा 
करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा 
कि उक्त दर निर्धारण मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं है. परिशिष्ट -1 की वस्तु होने की स्थिति में 
पुनरावृत्ति आदेश उसी स्थिति में दिया जायेगा जबकि नया दर अनुबंध निष्पादित न हुआ हो, किन्तु पूर्व दर अनुबंध की 
वैधता में समयावृद्धि सीएसआईडीसी द्वारा की गई हो ( जो कि किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक नहीं होगी ) तथा 
ऐसा करते समय वस्तु के दर निर्धारण मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर 
अनुबंध मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं है किन्तु दर अनुबंध के 1 वर्ष से अधिक हो जाने की स्थिति 
में किसी भी तरह का पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा. " 


1 


( 12 ) 


नियम 7.1 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है : 

“ सीएसआईडीसी के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता अथवा उनके केवल एक अधिकृत प्रदायकर्ता ( दोनों में से कोई 
एक ) इकाईयों का पंजीयन किया जायेगा. " 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1073 


( 13 ) 


नियम 7.1.1 के रूप में नया प्रावधान निम्नानुसार जोड़ा जाता है : 

" छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ( सीएसआईडीसी ) को क्रय प्रक्रिया में लगने 
वाला निरीक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय वास्तविक दरों पर देय होगा. " 


( 14 ) 


नियम 7.3 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है : 

“ सामान्यतः सामग्रियों की दरें 6 माह के लिये मान्य होगी. " 


“ परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में नया दर अनुबंध निष्पादित न होने पर पूर्व दर अनुबंध की वैधता में 
अधिकतम 6 माह की वृद्धि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जा सकेगी, जो कि किसी भी परिस्थिति में मूल दर अनुबंध 
अवधि एवं समयावधि वृद्धि अवधि जोड़कर कुल 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी. 


" 


( 15 ) 


नियम 11 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है : 

“ सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा. प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों 
के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान 
सीधे ही करेंगे. विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है. " 


“ प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जिस स्थल पर सामग्री प्रदाय की गई है वहां पर भी 
निर्धारित प्रतिशत में चयनित गुणवत्ता संस्थाओं से सामग्री का निरीक्षण कराया जावे. इस स्थिति में प्रदाय स्थल पर निरीक्षण 
निश्चित समय ( अधिकतम अवधि 10 दिवस ) में पूर्ण कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी. समय 
सीमा में गुणवत्ता निरीक्षण पूर्ण न होने की स्थिति में ऑनलाईन पोर्टल द्वारा उक्त गतिविधि को पूर्ण मानकर आगामी प्रक्रिया 
हेतु प्रकरण अग्रेषित किया जायेगा. 


जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने की स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के 48 घण्टे के भीतर 
क्रेता को Provisional Reciept Certificate ( PRC ) जारी किया जाना आवश्यक होगा. प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये 
जाने के उपरांत Consignee Receipt - Acceptance Certificate ( CRAC ) जारी की जायेगी. यह PRC जारी करने 
की दिनांक से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा. CRAC जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर 
सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा. 


सीएसआईडीसी के ऑनलाईन पोर्टल से क्रय करने की स्थिति में भी सत्यापन एवं भुगतान उक्त जैम पोर्टल के 
अनुसार प्रक्रिया से ही होगा. 


( 16 ) 


नियम 13 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है : 

“ सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह सुनिश्चित 
किया जाये कि यदि किन्हीं सामग्रियों का उत्पादन प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा 
पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने तथा इकाई की पंजीकृत उत्पादन क्षमता की सीमा 
में होने की दशा में ऐसे उद्योगों से अनिवार्यतः सामग्रियां क्रय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये. " 


( 17 ) 


नियम 13.3 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार पैरा से प्रतिस्थापित किया जाता है : 

" भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33 ( 3 )/ 2013 
IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर , 2015 ( समय - समय पर संशोधित ) 
के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक ( देशीकरण ) का 
प्रतिशत तय करते हुए नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 
किया जावेगा. ” 


( दो ) 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को जेम के उपयोग हेतु राज्य शासन के साथ निष्पादित एमओयू दिनांक 26-10-2017 
को निरस्त करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी नोटिस दिनांक 28-01-2019 को वापस लिये जाने की कार्यवाही की 
जायेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

व्ही . के . छबलानी, विशेष सचिव. 


1074 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2019 


क्रमांक 2453/ एफ -21 /25/ 2013 /13/2. - राज्य शासन द्वारा ऑटोमोटिव उद्योग, नीति -2012 के अनुसार राज्य में नॉन - कोर सेक्टर 
के उद्योगों के अंतर्गत ऑटोमोटिव उद्योगों, ( आटोमोबाईल - दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं वाणिज्यिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी 
वाहन, आटो- कम्पोनेन्टस आदि में आने वाले पात्र नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/ उद्योगों के शवलीकरण/ फारवर्ड इन्टीग्रेशन / बैकवर्ड 
इन्टीग्रेशन ), को प्रोत्साहित करने के लिये दिनांक 01-11-2012 से 31-10-2017 की कालावधि के दौरान राज्य में स्थापित की गई उद्योगों को 
उसके स्वयं की इकाई द्वारा उपभोग की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने हेतु अधिसूचना क्रमांक : 2899 / एफ -21/ 25 / 
2013/13/2 दिनांक 03-10-2016 जारी की गई है . 


2 . 


राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 2899/ एफ -21/25/2013/13/ 2 दिनांक 03-10-2016 में आंशिक संशोधन करते 
हुए अधिसूचना की कंडिका -1 के अंतर्गत 1.5 के पश्चात् निम्नानुसार 1.6 एवं 1.7 स्थापित करती है : 


“ 1.6 ऑटोमोटिव उद्योग के अनुषांगिक उद्योग ( Ancillary Units ) जैसे आटो कंपोनेंट्स , आटो पार्टस आदि के विनिर्माण 
इकाईयों के लिए स्थायी पूंजी निवेश की कोई सीमा नहीं रहेगी तथापि उन्हें वही सुविधाएं - अनुदान/ छूट/रियायतें प्राप्त होंगी जो कि इस नीति 
में घोषित है . 


1.7 


विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु ऊपर कंडिका -1.6 के अंतर्गत राज्य की आटोमोटिव उद्योग नीति 2012 में अन्य शर्ते 
तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा उक्त नीति में समय - समय पर संशोधन कर सम्मिलित शर्तों का पालन आवेदक कंपनी द्वारा किया जाना 
अनिवार्य होगा. ” 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम. एस . रत्नम, विशेष सचिव. 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अक्टूबर 2019 


क्रमांक/ एफ 19-15/2017/ 25-2. - राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री एम.आर. खान, सचिव, उर्दू अकादमी, रायपुर का तत्काल प्रभाव से 
आगामी आदेश पर्यन्त तक सचिव , अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है. 


2 . 


श्री एम . आर. खान, सचिव अल्पसंख्यक आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी . एल. बंजारे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , 
कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सचिव, अल्पसंख्यक आयोग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. 


3 . 


श्री खान, सचिव, उर्दू अकादमी, रायपुर के पद पर अन्य व्यवस्था होने तक अतिरिक्त प्रभार पर रहेंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एमरेंसिया खेस्स , अवर सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1075 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


बेमेतरा, दिनांक 30 सितम्बर 2019 


क्रमांक/ 2001/प्र. 3/ भू- अर्जन /2019. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 
उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा 
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बेमेतरा 


बेमेतरा 


0.08 


धनेली 
प.ह.नं. 40 


अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , 
बेमेतरा. 


धनेली जलाशय के 
डुबान क्षेत्र में प्रभावित 
भूमि . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), बेमेतरा के न्यायालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
शिखा राजपूत तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जशपुर , दिनांक 28 सितम्बर 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 29 / अ -82 / 2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


0.765 


बनगांव बी 
प.ह.नं. 24 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लोकेर जलाशय योजना 
जशपुर. 

के बांयी तट शाखा नहर 
का भू - अर्जन प्रकरण. 


संभाग , 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


1076 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


जशपुर , दिनांक 28 सितम्बर 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 30 / अ -82 /2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


1.448 


पेमला 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लोकेर जलाशय योजना 
संभाग, जशपुर. 

के दांयी तट बड़ा 
झिंगरेल माईनर नं . 04 
शाखा नहर का भू 
अर्जन प्रकरण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर , दिनांक 28 सितम्बर 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/ अ-82/2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


1.121 


सूरजगढ़ 
प.ह.नं. 22 


कार्यपालन अभियंता , जल संसाधन घरजियांबथान जलाशय 
संभाग, जशपुर. 

योजना के दांयी तट 
मुख्य नहर का पूरक 
भू - अर्जन प्रकरण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1077 


जशपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 36 / अ -82 / 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


0.553 


पेमला 
प.ह.नं. 25 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लोकेर जलाशय योजना 
संभाग , जशपुर . 

के दांयी तट राईडाड़ उप 
शाखा नहर का भू 
अर्जन प्रकरण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जशपुर , दिनांक 28 सितम्बर 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 37 / अ -82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जशपुर 


पत्थलगांव 


0.583 


पेमला 
प.ह.नं. 25 


संभाग , 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लोकेर जलाशय योजना 
जशपुर. 

के दांयी तट शाखा नहर 
क्र . 06 का भू - अर्जन 
प्रकरण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


1078 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2019 


क्रमांक 01/ अ -82/ 2019-20. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 2013 ) 
की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 12 के द्वारा 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


बिलासपुर 


बिल्हा 


हिरीं 


0.587 


प.ह.नं. 12 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन अरपा भैंसाझार बैराज 
संभाग , कोटा. 

परियोजना के मेड़पार 
माईनर नहर निर्माण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बलरामपुर- रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलरामपुर - रामानुजगंज, दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक /5956/ अ -82/ 2017-2018. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि 
राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 12 के द्वारा 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर / ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 

का वर्णन 
( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


रामानुजगंज 


3.91 


बलरामपुर 
रामानुजगंज 


बड़कागांव 
प.ह.नं. 36 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सुखनई व्यपवर्तन 
विभाग क्रमांक -2, रामानुजगंज योजना की मुख्य नहर 
जिला 

बलरामपुर - रामानुजगंज निर्माण हेतु. 
( छ.ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज ( छ.ग. ) के कार्यालय में किया 
जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1079 


बलरामपुर - रामानुजगंज , दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक/5957 / अ -82/ 2017-2018.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि 
राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


वाड्रफनगर 


3.44 


बलरामपुर 
रामानुजगंज 


अलका 
प.ह.नं. 30 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कुकझरिया जलाशय 
विभाग क्रमांक -2, रामानुजगंज योजना के नहर निर्माण 
जिला बलरामपुर - रामानुजगंज हेतु. 
( छ.ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), वाड्रफनगर , जिला बलरामपुर- रामानुजगंज ( छ.ग. ) के कार्यालय में किया 
जा सकता है . 


बलरामपुर - रामानुजगंज, दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक/5958 / अ -82/2017-2018. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि 
राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करता 

है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रामानुजगंज 


बड़कागांव 


6.19 


बलरामपुर 
रामानुजगंज 


प.ह.नं. 36 


कार्यपालन अभियंता , जल संसाधन सुखनई जलाशय योजना 
संभाग क्रमांक -2, रामानुजगंज की डुबान एवं नहर 
जिला 

बलरामपुर - रामानुजगंज निर्माण के अंतर्गत. 
( छ.ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), वाड्रफनगर , जिला बलरामपुर - रामानुजगंज ( छ.ग. ) के कार्यालय में किया 
जा सकता है . 


1080 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


बलरामपुर - रामानुजगंज , दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक /5959 / अ -82 /2018-2019.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि 
राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


वाड्रफनगर 


बड़कागांव 


0.45 


बलरामपुर 
रामानुजगंज 


प.ह.नं. 36 


कार्यपालन अभियंता , जल संसाधन सुखनई व्यपवर्तन 
संभाग क्रमांक -2, रामानुजगंज योजना के माईनर नहर 
जिला बलरामपुर - रामानुजगंज निर्माण के अंतर्गत. 
( छ.ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर- रामानुजगंज ( छ.ग.) के कार्यालय में किया 

सकता है. 


बलरामपुर - रामानुजगंज, दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक /5961/ अ -82 /2017-2018.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि 
राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 के द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


प्राधिकृत अधिकारी 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


वाड्रफनगर 


5.08 


बलरामपुर 
रामानुजगंज 


रजखेता 
प.ह.नं. 21 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन खरहरा व्यपवर्तन योजना 
विभाग क्रमांक -2, रामानुजगंज के मुख्य नहर निर्माण 
जिला 

बलरामपुर - रामानुजगंज हेतु . 
( छ.ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज ( छ.ग. ) के कार्यालय में किया 
जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1081 


बलरामपुर - रामानुजगंज, दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक/5962 / अ -82/2017-2018. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि 
राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


वाड्रफनगर 


0.33 


बलरामपुर 
रामानुजगंज 


कोटराही 
प.ह.नं. 21 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोटराही जलाशय 
विभाग क्रमांक-2, रामानुजगंज योजना के नहर निर्माण 
जिला 

बलरामपुर - रामानुजगंज हेतु . 
( छ.ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), वाड्रफनगर , जिला बलरामपुर - रामानुजगंज ( छ.ग. ) के कार्यालय में किया 
जा सकता है . 


बलरामपुर - रामानुजगंज , दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक/5963 / अ -82/2017-2018. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि 
राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


वाड्रफनगर 


1.97 


बलरामपुर 
रामानुजगंज 


मानपुर 
प.ह.नं. 30 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कुकझरिया जलाशय 
विभाग क्रमांक -2, रामानुजगंज योजना के नहर निर्माण 
जिला 

बलरामपुर - रामानुजगंज हेतु. 
( छ.ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज ( छ.ग. ) के कार्यालय में किया 
जा सकता है . 


1082 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


बलरामपुर - रामानुजगंज , दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक/ 5964/ अ -82/ 2017-2018.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि 
राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


वाड्रफनगर 


2.88 


बलरामपुर 
रामानुजगंज 


ककनेशा 
प.ह.नं. 16 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन ककनेशा जलाशय 
विभाग क्रमांक -2 , रामानुजगंज योजना के नहर निर्माण 
जिला 

बलरामपुर - रामानुजगंज हेतु . 
( छ.ग. ) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर- रामानुजगंज ( छ.ग.) के कार्यालय में किया 
जा सकता है . 


बलरामपुर - रामानुजगंज , दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक/ 5965/ अ -82/2018-2019. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि 
राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


वाड्रफनगर 


9.02 


बलरामपुर 
रामानुजगंज 


कोटराही 
प.ह.नं. 21 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोटराही जलाशय 
विभाग क्रमांक -2, रामानुजगंज योजना के डुबान क्षेत्र 
जिला 

बलरामपुर - रामानुजगंज के अंतर्गत. 
( छ.ग. ) . 


- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर - रामानुजगंज ( छ.ग. ) के कार्यालय में किया 
जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

संजीव कुमार झा , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1083 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला बेमेतरा , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोनपुरी देउरगांव 

मोहतरा मार्गनिर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


बेमेतरा, दिनांक 29 जुलाई 2019 


बेमेतरा, दिनांक 29 जुलाई 2019 


क्रमांक 13/ अ -82/ 2016-17. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा 
जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक 14/ अ -82/ 2016-17 . - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 2013 कहा 
जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बेमेतरा 
( ख ) तहसील - साजा 
( ग ) नगर/ ग्राम - सोनपुरी , प.ह.नं. 16 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.334 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बेमेतरा 
( ख ) तहसील - साजा 
( ग ) नगर/ ग्राम - बरगांव , प.ह.नं. 19 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.477 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


खसरा नम्बर 


504/2 


0.047 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


505/3 


0.010 


( 1 ) 


505/2 


0.007 


505/1 


0.006 


249/2 


0.045 


506 


0.026 


331 


0.009 


507 


0.019 


330 


0.010 


508/2 


0.011 


329 


0.022 


508/1 


0.014 


327 


0.034 


509 


0.029 


322/5 


0.120 


511 


0.003 


324 


0.013 


510 


0.019 


323 


0.016 


494 


0.046 


315 


0.017 


493/1 


0.006 


316 


0.016 


492 


0.034 


317 


0.011 


491 


0.010 


314 


0.043 


490/2 


0.034 


433/1 


0.020 


487 


0.014 


433/2 


0.031 


433/3 


0.020 


योग 


0.334 


433/4 


0.020 


1084 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सोनपुरी देउरगांव 

मोहतरा मार्ग निर्माण हेतु . 


433/5 


0.023 


322/1 


0.007 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , साजा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


योग 


0.477 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
शिखा राजपूत तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोनपुरी देउरगांव 

मोहतरा मार्ग निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर , दिनांक 26 नवम्बर 2019 


बेमेतरा, दिनांक 29 जुलाई 2019 


क्रमांक 15 / अ -82/ 2016-17 . - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 2013 कहा 
जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक 02/ अ -82/2018-19. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 2013 कहा 
जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


- 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बेमेतरा 
( ख ) तहसील - साजा 
( ग ) नगर / ग्राम - देउरगांव, प.ह.नं. 19 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.152 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला-बिलासपुर 
( ख ) तहसील - बिल्हा 

ग ) नगर/ ग्राम - अटर्रा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.376 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


237 


0.008 


455/2 


0.004 


369/2 


0.040 


455/3 


0.011 


369/1 


0.081 


455/4 


0.011 


337 


0.040 


366 


0.054 


355/3 


0.008 


367 


0.043 


369/3 


0.024 


368 


0.029 


538/2 


0.016 


368/3 


0.024 


योग 


0.152 


329 , 330 


0.032 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1085 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


364/1 


0.024 


381/1 


0.008 


331 


0.061 


364/2 


0.057 


332/1 


0.061 


346/1 


0.057 


332/2 , 332/3 


0.020 


347 


0.024 


341 


0.049 


348/1 


0.040 


338/1 


0.049 


353/1 


0.032 


335/1 


0.016 


353/2 


0.020 


345 


0.024 


0.012 


342/1 


537/4 


0.053 


340 


0.121 


349 


0.081 


योग 


64 


2.376 


336 


0.024 


335/2 


0.049 


335/3 


0.012 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - अरपा भैंसाझार 

बैराज परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. 


350/4 


0.049 


473/5 


0.121 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


473/6 


0.061 


352/1, 352/2 


0.020 


355/1 


0.061 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


355/2 


0.061 


508/3 


0.024 


536/2 


0.032 


536/3 


0.024 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


508/2 


0.020 


537/1 


0.049 


473/2 


0.008 


कोरबा, दिनांक 26 सितम्बर 2019 


473/3 


0.081 


473/8 


0.036 


470/6 


0.049 


542/2 


0.008 


472/2 


0.032 


411/2 


0.040 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 18285/ 15 / अ -82/2019. - चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


411/1 


0.040 


471/1 


0.032 


407/3 


0.081 


410 


0.008 


है 


409 


0.004 


406/1 


0.045 


अनुसूची 


408 


0.040 


406/3 


0.012 


407/2 


0.028 


382/3 


0.049 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - पोंड़ीउपरोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - पाथा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.545 हेक्टेयर 


382/2 


0.049 


381/2 


0.045 


1086 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


202/3 


0.240 


202/ 2 ग 


0.081 


200/4 


0.421 


121/3 


0.052 


200/3 


0.597 


155/1 


0.182 


200/7 


0.202 


202/3 


0.069 


200/5 


0.597 


126/2 


0.162 


200/6 


0.202 


206 


0.028 


198/5 


0.202 


202/5 


0.032 


202/ 2 ग 


0.121 


96/2 


0.049 


202/ 2 ख 


0.405 


239/1 


0.028 


202/ क 


0.405 


236 


0.020 


200/ 2 क 


0.101 


190 


0.036 


200/ 2 ख 


0.101 


157/2 


0.024 


200 / 2 ग 


0.096 


163/1 


0.016 


200 / 2 घ 


0.096 


189 


0.048 


200 / 2 ङ 


0.096 


93/3 


0.012 


200/1 


1.473 


187/3 


0.020 


199 


0.089 


165 / 3 ग 


0.049 


198/1 


0.101 


101/3 


0.057 


187/2 


0.020 


योग 


18 


5.545 


186/2 


0.105 


179/3 


0.064 


101/1 


0.069 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पाथा जलाशय 
योजनान्तर्गत 

डूबान 

क्षेत्र में प्रभावित होने हेतु . 


274 


0.121 


224/2 


0.065 


0.036 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


275/1, 277/2, 273/2 

187 / 1 ख 


0.020 


275 / 1 ख 


0.032 


कोरबा, दिनांक 26 सितम्बर 2019 


165 / 3 ख 


0.057 


253/ 2 ख 


0.035 


253/ 6 ख 


0.028 


181 


0.016 


157 / 1 क 


0.085 


125 


0.065 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 18288/ 06 / अ -82/ 2019. - चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


180 


0.089 


179/2 


0.202 


93/2 


0.020 


162 


0.020 


101/4 


0.081 


- 


227/1 


0.012 


अनुसूची 


250 


0.085 


253/3 


0.120 


165 / 3 क 


0.069 


0.032 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरबा 
( ख ) तहसील - पोंड़ीउपरोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - पाथा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.571 हेक्टेयर 


275 / 1 क , 276/1, 277/1 

253/ 2 क 


0.020 


158/1 


0.028 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1087 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


158/2 


0.028 


96/3 


0.049 


159/1 


0.036 


329/4 


0.028 


119 


0.016 


45 


0.069 


249 


0.142 


202/1 


0.120 


117 


0.065 


239/2 


0.029 


247 


0.121 


225/3 


0.008 


246/3 


0.137 


113 


0.162 


योग 


5.571 


98 / 3 क 


0.081 


98 / 3 ख 


0.035 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पाथा जलाशय 

योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु . 


98/4 


0.121 


253/7 


0.032 


227/2 


0.012 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


100 


0.012 


101/2 


0.057 


102/1 


0.008 


90/1 


0.028 


कोरबा, दिनांक 26 सितम्बर 2019 


102/2 


0.004 


102/3 


0.008 


102/4 


0.004 


226 


0.073 


254 


0.069 


242 


0.065 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 18291 / 07 / अ -82/ 2019. - चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम , 
2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


238 


0.048 


169/1 


0.117 


26/1 


0.130 


251 


0.016 


है 


225/1 


0.024 


169/4 


0.013 


अनुसूची 


225/2 


0.028 


225/5 


0.029 


237 


0.024 


224 


0.065 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - कोरबा 
( ख ) तहसील - पोंडीउपरोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - घरीपखना 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.635 हेक्टेयर 


241/1 


0.069 


253/ 2 ग 


0.035 


122 


0.061 


163/2 


0.020 


खसरा नम्बर 


121/1 


0.101 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


92 


0.045 


( 1 ) 


91 


0.105 


120/1 


0.012 


405/1 


0.048 


120/2 


0.012 


406/1 


0.012 


120/3 


0.012 


410/1 


0.020 


73 


0.106 


456/1 


0.004 


95 


0.045 


331/4 


0.020 


330/1 


0.069 


343/3 


0.045 


273/3 


0.105 


1088 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


46 


344/3 


599/2 


0.008 


343/1 


0.045 


324/1 


0.085 


344/1 


326/1 


331/1 


0.020 


467/1 


0.020 


347/1 


0.004 


543/1 


0.065 


459/1 


0.065 


324/3 


0.085 


463/1 


0.125 


326/31 


467/2 


0.065 


411/1 


0.024 


542 


0.004 


465/1 


0.041 


543/2 


0.101 


352/1 


0.020 


466/1 


0.057 


473/1 


0.028 


464 


0.004 


391 


0.040 


628/1 


0.012 


474 


0.008 


402 


0.028 


496/2 


0.117 


348/1 


0.028 


345/1 


0.077 


348/2 


0.024 


346/1 


349/1 


0.081 


457/2 


0.109 


475 


0.229 


497/1 


0.125 


324/4 


0.065 


387/1 


0.012 


326/4 | 


625 


0.193 


629/1 


0.004 


626 


596 


0.004 


623/1 


0.028 


616/3 


0.045 


389 


0.045 


463/4 


0.024 


342/3 


0.012 


599/1 


0.004 


योग 


2.635 


616/2 


0.024 


331/3 


0.020 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - रामपुर जलाशय 

योजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु . 


343/2 


0.045 


344/2 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


351 


0.032 


352/2 


0.004 


458/1 


0.142 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


342/1 


0.019 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन ( मण्डी ) बोर्ड 

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 16 अगस्त 2019 


क्रमांक / बी -4/1/ 32 ( 2 ) /भा.अधि./2019-20/3066.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक / बी -8/32 ( 2 ) /भा.अधि./2017-18/8957 रायपुर 
दिनांक 20-02-2018 द्वारा श्री बी.एल. साहू वरिष्ठ कृषि अधिकारी, छुईखदान को कृषि उपज मंडी समिति गण्डई , जिला राजनांदगांव का 
भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1089 


संयुक्त कलेक्टर , वास्ते कलेक्टर, राजनांदगांव, छ.ग. का ज्ञापन क्रमांक /5392 / ज्ये.लि. - 1/2019 राजनांदगांव दिनांक 02-08-2019 
द्वारा कृषि उपज मंडी समिति गण्डई, जिला राजनांदगांव के लिए भारसाधक अधिकारी श्री बी.एल. साहू, वरिष्ठ कृषि अधिकारी, छुईखदान दिनांक 
31-03-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री सी . एल. रामटेके, वरिष्ठ कृषि अधिकारी छुईखदान को भारसाधक 
अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है . 


अत : छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री बी. एल. साहू, वरिष्ठ कृषि अधिकारी , छुईखदान के स्थान पर श्री सी . एल. रामटेके, वरिष्ठ कृषि 
अधिकारी छुईखदान को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति गण्डई , जिला राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त 
किया जाता है . 


हस्ता./ 
प्रबंध संचालक . 


कार्यालय कलेक्टर ( भू - अभिलेख शाखा), जिला- बीजापुर ( छ.ग. ) 


बीजापुर, दिनांक 5 मार्च 2019 


क्रमांक /741/कले./ नजूल शाखा/ 2019. - एतद्द्वारा मैं के.डी.कुंजाम, कलेक्टर जिला - बीजापुर ( छ.ग. ) भू - राजस्व संहिता 1959 की 
धारा 104 एवं 105 में वर्णित अनुसार प्रदत्त अधिकारों के तहत् स्वीकृत 90 पटवारी पदों के अनुसार नवीन राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं पटवारी 
हल्कों का गठन करता हूं . 


क्र . 


तहसील 


वर्तमान रा.नि.मं. 


प्रस्तावित रा.नि.मं. 


पटवारी हल्कों का विवरण एवं संख्या 


का नाम 


का नाम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


बीजापुर 


बीजापुर 


गंगालूर 
बीजापुर 


2 . 


3 . 


भैरमगढ़ 


भैरमगढ़ 


4 . 


5 . 


कुटरू 
भैरमगढ़ 
नेलसनार 
मद्देड़ 
भोपालपटनम 


( हल्का नं. 1 से 9 तक ) कुल 9 हल्का 
( हल्का नं. 10 से 19 तक ) कुल 10 हल्का 
( हल्का नं. 1 से 10 तक ) कुल 10 हल्का 
( हल्का नं . 11 से 20 तक ) कुल 10 हल्का 
( हल्का नं. 21 से 30 तक ) कुल 10 हल्का 
( हल्का नं. 1 से 10 तक ) कुल 10 हल्का 
( हल्का नं . 11 से 21 तक ) कुल 11 हल्का 
( हल्का नं . 1 से 9 तक ) कुल 9 हल्का 
( हल्का नं . 10 से 20 तक ) कुल 11 हल्का 


6 . 


भोपालपटनम 


भोपालपटनम 


7 . 


8 . 


उसूर 


उसूर 


उसूर 


9 . 


बासागुड़ा 


योग 


4 


4 


9 


90 


1090 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


राजस्व निरीक्षक मण्डल गंगालूर 


तहसील बीजापुर , जिला बीजापुर 


वर्तमान पटवारी | पटवारी हल्का क्रमांक 
क्रमांक | हल्का क्रमांक एवं एवं मुख्यालय का 
मुख्यालय का नाम 

नाम 


ग्राम पंयायत 


भौगोलिक क्षेत्रफल 


2 


3 


5 


पुसनार 


1 


27 पुसनार 


1 पुसनार 


पुसनार 
गोंगला 
चोखनपाल 


गोंगला 


योग 


2 


3 


कमकानार 


28 कमकानार 


2 कमकानार 


N 


मेटापाल 


योग 


2 


कमकानार 
चिन्नाजोजेर 
मेटापाल 
मरीवाडा 

4 
रेडडी 
कोटेर 
पदमुर 
जारगोया 
पेदाजोजेर 


रेडडी 


3 


29 रेडडी 


3 रेडडी 


पदमुर 


योग 


2 


गंगालूर 


6 
1808.4561 

626.115 
1354.303 
3788.874 
1559.615 

576.5051 
1061.282 

715.988 
3913.390 
547.027 

765.814 
1203.761 

574.926 
1270.6051 
4362.133 
4569.311 
1007.102 
220.967 
613.362 
739.519 
290.574 
253.671 
203.125 

0.0000 
1044.668 
8942.299 
951.326 

799.962 
1160.092 
1503.559 
1472.947 
1139.5000 


4 


30 गंगालूर 


4 गंगालूर 


5 
गंगालूर 
बुरजी 
कुरूष 
नैनपाल 
मल्लूर 
एड्समेटा 
डुमीरपालनार 

कावडगांव 
छोटे हिरोली 
हिरोली 

10 
डोडीतुमनार 
मिरगानघोटूल 

तामोडी 
गमपुर 
अण्डरी 
कुएम 


बुरजी 


योग 


2 


डोडीतुमनार 


5 


31 डोडीतुमनार 


5 डोडीतुमनार 


गमपुर 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1091 


योग 


7027.386 


2 
पीडिया 


1940.432 


534.461 
1074.000 


6 


32 पीडिया 


6 पीडिया 


तोड़का 


6 
पीडिया 
तोड़का 
सावनार 
कोरचोली 

नेन्ड्रा 
इन्डेनार 

6 
चेरपाल 


470.449 


424.295 
481.826 


योग 


4925.463 


2 
चेरपाल 


7 


33 चेरपाल 


7 चेरपाल 


पालनार 


पालनार 


योग 


2 
पदेडा 


. 


2 
‘ पदेडा 
कड़ेनार 


1253.581 
2208.915 
3462.496 
2076.362 
1337.899 
278.697 
704.017 
4396.975 


8 


34 पदेडा 


8 पदेडा 


कड़ेनार 


भोगामगुडा 


योग 


2 


841.679 


705.181 


पेदाकोरमा 


चेरकंटी 

4 
पेदाकोरमा 

मुनगा 
बोडलापुसनार 
काकेकोरमा 
मनकेली 

गोरना 
इसुलनारकोकरा 


0.000 


9 


35 पेदाकोरमा 


9 पेदाकोरमा 


0.000 
674.000 
199.583 


मनकेली 


411.137 


योग 


2 


7 


2831.580 


महायोग 


18 


47 


43656.596 


1092 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


राजस्व निरीक्षक मण्डल बीजापुर 
तहसील बीजापुर, जिला बीजापुर 


वर्तमान पटवारी 
क्रमांक हल्का क्रमांक एवं 

मुख्यालय का नाम 


पटवारी हल्का क्रमांक 
एवं मुख्यालय का 

नाम 


ग्राम पंयायत 


ग्राम 


भौगोलिक क्षेत्रफल 


1 


2 


3 


6 


कैका 


1 


36 कैका 


10 कैका 


5 
कैका 
कचिलवार 
मोसला 
गुण्डापुर 
घुमरा 
कडेर 
जपेली 
दुरधा 


कडेर 


योग 


N 


8 


तुमनार 


2 


37 तुमनार 


11 तुमनार 


संतषपुर 


योग 


तुमनार 
चिलनार 

पोंजेर 
संतषपुर 
भोसागुडा 
सागवाही 
पामलवाया 

7 
नैमेड 
पेदाकोडेपाल 
कोयाईटपाल 

3 
बीजापुर 

1 


2 
नैमेड 


685.612 
612.989 
785.105 
437.362 
822.168 
745.605 
1437.055 

734.498 
6260.394 
2813.650 

315.5101 
1061.524 
1120.036 
291.056 
166.571 

76.676 
5845.023 
1493.218 
2160.544 
2183.632 
5837.394 
3216.361 
3216.361 
2744.314 
504.691 
262.3201 
934.9901 
4446.3151 
4431.473 
1848.769 
1338.936 

0.000 

0.0000 
7619.178| 


3 


38 नैमेड 


12 नैमेड 


पेदाकोडेपाल 


योग 
39 बीजापुर 

योग 


13 बीजापुर 


2 
बीजापुर 

1 


एरमनार 


5 


एरमनार 


40 एरमनार 


14 एरमनार 


योग 


दुगोली 

2 
तोयनार 


कुएनार 
कोमला 
दुगोली 

4 
तोयनार 

मोरमेड 
चिंतनपल्ली 
गुज्जाकोंटा 
आदेड 


6 


41 तोयनार 


15 तोयनार 


मोरमेड 


योग 


2 


5 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1093 


2585.901 
376.203 
1571.060 
458.325 


7 


42 पापनपाल 


16 पापनपाल 


0.000 


0.000 


0.000 


योग 


4991.489 


8 


43 धनोरा 


17 धनोरा 


पापनपाल पापनपाल 

मिड़ते 

कचलारम 
मिड़ते 

दुपेली 
काकड़मेटा 
इतुलवाड़ा 

मातला 
2 

7 
धनोरा धनोरा 

मुसालूर 
मुसालूर तुरनार 

नुकनपाल 

4 

ईटपाल 
ईटपाल जैतालुर 

मांझीगुड़ा 

बोरजे 
बोरजे 

कोत्तापाल 

5 
चिन्नाकवाली 

चिन्नाकोडेपाल 
चिन्नाकवाली 

पेदाकवाली 


1542.583 
1515.381 
700.860 
336.156 


योग 


N 


4094.980 
952.696 
558.422 


9 


44 ईटपाल 


18 ईटपाल 


209.094 


2380.815 


510.109 


योग 


2 


4611.136 


1027.526 


449.537 
1488.657 


10 


45 चिन्नाकवाली 


19 चिन्नाकवाली 


रालापाल 


कान्दुलनार 


कान्दुलनार 
गुड्डीपाल 
आदेड 


582.497 
1563.514 
485.577 
623.808 
6221.116 
53143.386 


योग 


2 


7 


महायोग 


19 


51 


1094 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


राजस्व निरीक्षक मण्डल कुटरू 
तहसील - भैरमगढ़, जिला - बीजापुर 


वर्तमान पटवारी हल्का 
क्रमांक | क्रमांक एवं मुख्यालय एवं मुख्यालय का नाम 

पटवारी हल्का क्रमांक 
का नाम 


ग्राम पंचायत 


ग्राम 


भौगोलिक 
क्षेत्रफल 


2 


3 


4 


5 


6 


1 

1 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


सागमेटा 


11 


12 


13 


कुटरू 


01 / कुटरू 


14 


15 


16 


17 


सागमेटा 
ताडमेंड्री 
दामारम 
करैमरका (वि .) 
एलीगांड्रा 
मुकाबेली 
डोके 
सालेपल्ली 
रेंगावाया 
म मडगू 
बड़ेआलवाड़ा 
बडेगुण्डम (वि.) 
झाड़ीगुट्टा 
डोडीमरका 
पालदेवी 
गुट्टामरका 
कुसुमबेली 
मरलम 
गुमनेर 
डाकातुर्रा 
मण्डेम 
कुपरेल 
कोरलापल्ली 
ओडसनपल्ली 
सूचकोंटा 

25 
फरसेगढ़ 
एडसगोंदी 
छाटेआलवाड़ा 
पेंकरम 
मुचरेल 
गुमनेर 

6 


2124.492 
1457.940 
561.217 

0.000 
932.620 
874.577 
2579.1500 

296.887 
2135.899 
1853.463 

774.952 
1563.767 

0.0000 
538.406 
977.038 
540.719 

0.0000 
1183.058 

0.0000 

0.0001 
2134.638 
174.363 
1116.65 

475.794 
3393.617 
25689.247 
1218.256 
351.394 
528.162 
701.528 
1381.749 
1691.407 
5872.496 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


मण्डेम 


24 


25 


योग 


2 


26 


27 


फरसेगढ़ 


28 


कुटरू 


02 / फरसेगढ़ 


29 


30 


पेंकरम 


31 


योग 


2 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1095 


32 


979.965 
1147.31 


33 


34 


रानीबोदली 


35 


36 


कुटरू 


03 / सोमनपल्ली 


37 


858.416 
509.709 
1711.453 
933.896 
365.77 
554.545 
778.095 


38 


39 


सोमनपल्ली 


40 


41 


735.309 


योग 


2 


8574.468 
2205.608 


42 


मुरकीनार 
चिनगेर 
गटटापल्ली 

कातूर 
रानीबोदली 
सोमनपल्ली 

चटपल्ली 
भटपल्ली 

कोपंजरी 
मुकरम 

10 
बेदरे 
वायानार 
नयातुमिरगुडा 
मादेपुर 

कुगलेर 
मादेपुर तुरी 
मज्जीमेंन्ड्री 
मेडपलली (वि .) 

ओडरू (वि ) 
ओडरूतोग (वि .) 

गोडमेटा 
ओमरा ( वि .) 
मादेगूडम (वि .) 


43 


44 


1108.310 
1247.942 
1483.219 


45 


46 


497.124 
773.827 


47 


48 


832.882 


49 


0.000 


50 


0.000 


बेदरे 


51 


0.000 


52 


725.633 


53 


0.000 


कुटरू 


04 / बेदरे 


54 


0.000 
0.000 


55 


कातूर (वि .) 


56 


0.000 


57 


58 


59 


कुमबाडी ( वि ) 
कोपारम (वि .) 
बोडमेटा (वि .) 
बिका (वि .) 

करकेली 
ओडसनपारेका 
कोडेपल्ली 

कुपरेल (वि .) 
चिन्नातोकमेटा (वि .) 

एडकापल्ली 


0.000 
1304.153 

0.000 
2461.506 
1125.212 


60 


61 


62 


756.424 


करकेली 


63 


0.000 


64 


65 


336.167 
2415.108 
17273.115 


योग 


1 


2 


24 


1096 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


66 


67 


68 


664.017 
315.685 
795.096 
547.228 
632.938 
694.124 


69 


उसकापटनम 


70 


71 


72 


407.560 


73 


1095.723 
665.760 


74 


75 


कुटरू 


05 / उसकापटनम 


864.398 


76 


77 


120.210 
607.571 
343.987 
210.756 


78 


हुर्राग्वाल 


79 


80 


0.000 


81 


0.000 


82 


142.186 


83 


0.000 


84 


0.000 


योग 


2 


जारवा 
मुसली 
वीराभटटी 
छोटेबोदली 
जारामरका 

बंदेपरे 
उसकापटनम 
हुर्राग्वाली 
हिंगमेटा 

कोन्डे 
टेकलानुगुर 

नुगुर 
नेडवाया ( वि .) 
कुम्हारमेटा ( वि.) 
मुचलेर ( अ.वि.) 

ओमरा (वि .) 
उइकल ( वि .) 

आदेर (वि .) 
बडेबोदली (वि.) 

19 

पेठा 
तेलीटेकला 

भुरीं 
गुडरा 
डोडूम 
कोडका 
ईदवाडा 
गुटामंगी 
पुसलंका 
भूरीपाल (वि.) 
बडेटेकमेटा (वि ) 

हुरेवाडा ( वि.) 
चिन्नादेवी (वि .) 

जपेली ( अ.वि. ) 
छिन्दवाया ( अ.वि.) 
विकल ( अ.वि. ) 

अम्बेली 
टुंगेली 
आकलंका 


85 


86 


87 


8107.239 
2016.772 
366.934 
687.727 
113.239 
211.532 
350.657 


88 


89 


90 


91 
92 


153.897 
419.855 
784.174 


पेठा 


93 


94 


कुटरू 


06 / पेठा 


0.000 


95 


0.000 
0.000 


96 


97 


0.000 


98 


0.000 


99 


0.000 


100 


0.000 


101 


102 


अम्बेली 


2050.772 
1249.401 
739.239 
9144.199 


103 


योग 


1 


2 


19 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1097 


104 


1165.831 


-1929.005 


कुटरू 


07 / कुटरू 


अडावली 


अडावली 
पोनोडवाया 
मन्डीमरका 
ताडमेडी 


107 


519.654 
586.298 


108 


योग 


1 


4665.786 


109 


मंगापेठा 


1733.586 


110 


878.657 


मंगापेठा 


111 


पाताकुटरू 
बन्डेमरका 
परकेली 


437.393 


08 / मंगापेठा 


112 


578.747 


113 


875.110 


114 


535.456 


योग 


2 


50.38.949 


115 


1001.480 


116 


सकनापलली 


424.871 


कुटरू 


09 / सकनापल्ली 


सकनापल्ली 
पिन्डुमपाल 
झाडीगुटटा 
केतुलनार 


117 


412.171 


118 


केतुलनार 


2366.588 


योग 


1 


4205.111 


119 


1372.628 


गुदमा 


120 


643.030 


121 


कटरू 


10 / गुदमा 


गुदमा 
तुमला 
कोमपल्ली 
केतनपाल 
एरामंगी 


807.511 


122 


कोमपल्ली 


586.935 


1342.518 


1 


2 


5 


4752.622 


सर्किल योग : 


10 


123 


93323.231 


1098 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


राजस्व निरीक्षक मण्डल भैरमगढ़ 
तहसील भैरमगढ़, जिला बीजापुर 


क्रमांक 


वर्तमान पटवारी पटवारी हल्का 
हल्का क्रमांक एवं 

क्रमांक एवं 
मुख्यालय का नाम | मुख्यालय का नाम 


ग्राम पंयायत 


ग्राम 


भौगोलिक क्षेत्रफल 


2 


जैवारम 


765.089 
298.931 


1 


जैवारम 


11 जैवारम 


जैवारम 
बेंगला 
हितुलवाडा 
गदामल्ली 
मिंगाचल 1 
मिंगाचल 2 


गदामल्ली 


333.608 
1862.559 
133.286 
301.5000 
3694.973 
893.505 


योग 


2 


6 


बडेतुंगाली 


2 


बडेतुंगाली 


12 बडेतुंगाली 


बडेतुंगाली 
पिटेतुंगाली 
छोटेगोंगला 

बरदेला 
पोटेनार 

तु ”नार 
पिडगातुंगाली 


पोटेनार 


योग 


2 


7 


जांगला 


0.0000 

0.0000 
233.378 
822.763 
223.201 

0.000 
2172.847 
1728.582 
348.0200 

251.621 
2328.223 

238.506 
1029.318 
255.920 


3 


जांगला 


13 जांगला 


कोण्ड्रोजी 


जांगला 
कोण्ड्रोजी 
छोटेतुमनार 


योग 


2 


3 


माटवाडा 


4 


माटवाडा 


14 माटवाडा 


कोतरापाल 1 


माटवाडा 
कोतरापाल 1 
कोतरापाल 2 


योग 


2 


3 


1523.744 


नगर पंचायत भैरमगढ़ 


3596.323 


5 


भैरमगढ़ 


15 भैरमगढ़ 


भैरमगढ़ 
टिण्डोडी 
कर्रेमरका 
घुसावड 
बेलचर 


टिण्डोडी 


1001.0000 
139.5861 
395.079 


योग 


0.0000 
5131.988 


2 


5 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1099 


जैगुर 


1130.885 


0 


6 


जैगुर 


16 जैगुर 


जैगुर 
फुल्लोड़ 
छोटेपोटेनार 
मेड़पाल 
कोटमेटा 


299.648 


फुल्लोड़ 


209.82 


0 


योग 


2 


5 


1640.353 


267.901 , 
102.523 
777.454 
922.873 


इतामपार 


310.964 


इतामपार 
दारमेर 
बोड़गा 
बडेपल्ली 
छोटेपल्ली 
झिल्ली 
बिरियाभूमि 
हिंगूम 
इदेर 
डालेर 
जारामोंगिया 


7 


इतामपार 


17 इतामपार 


320.501 
350.925 
219.701 


264.244 


बिरियाभूमि 


478.431 
317.549 


आदवाडा 


योग 


599.949 
4933.015 


6 


2 
ताकीलोड 


794.327 


477.955 
911.205 
247.751 


8 


ताकीलोड 


ताकीलोड 
मर्रामेटा 
ताड़वल्ला 
किसकल 
कोलनार 
मरदीगपाल 
पदमेटा 


18 ताकीलोड 


मर्रामेटा 


408.474 


88.56 


93.153 


योग 


2 


7 


3021.425 


948.719 


मंगलनार 


349.054 
319.523 
210.163 
478.79 


9 


मंगलनार 


मंगलनार 

ओडसा 
पुसनार 
गुड़साकल 
भटवाड़ा 
चिहका 
उसपरी 


19 मंगलनार 


गुड़साकल 


881.261 
201.837 


1100 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


योग 


2 


7 


केशकुतुल 


केशकुतुल 


10 


केशकुतुल 


20 केशकुतुल 


3389.347 
610.158 
870.131 
563.208 
1248.501 
3291.998 


हल्लूर 
इरपापोमरा 
हकवा 


हल्लूर 


योग 


2 


4 


महायोग 


20 


53 


31127.913 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1101 


राजस्व निरीक्षक मण्डल नेलसनार 


तहसील - भैरमगढ़, जिला - बीजापुर 


क्रमांक 


राजस्व निरीक्षक 

मण्डल 


पटवारी हल्का क्रमांक 
एवं मुख्यालय का 


ग्राम पंयायत 


ग्राम 


भौगोलिक क्षेत्रफल 


2 


3 


6 


5 . 
बेलनार 


183 


3246.294 


बेलनार 


184 


250.369 


एहकेली 
बैल 


185 


391.897 


186 


नेलसनार 


21 / बेलनार 


ताडोपोट 


241.388 


187 


बैल 


उतला 


895.847 


188 


घोटपाल 


759.999 


189 


धरमा 


659.199 


योग 


1 


2 


7 


6444.993 


190 


717.032 


चिंनगेर 
पल्लेवाया 


191 


1365.579 


192 


निराम 


चिंनगेर 


1035.954 


193 


मिदार 


0.0000 


194 


नेलसनार 


22 / चिंनगेर 


0.000 


195 


तेन्दूरा 
दारागुडा 
बांगोली 


0.0000 


196 


757.341 


197 


बांगोली 


सतवा 


1040.557 


198 


मरकापाल 


974.133 


योग 


2 


5890.596 


1102 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


199 


कोसलनार 


200 


201 


2089.317 
86.225 
93.866 
13.508 
87.109 


202 


203 


204 


205 


154.800 
334.288 
397.176 
102.733 


206 


207 


208 


8.877 


209 


0.000 


210 


0.000 


211 


0.000 


212 


0.000 


213 


0.000 


214 


नेलसनार 


23 / कोसलनार 


0.000 


तुषवाल 


कोसलनार 
तुषवाल 
तोडमा 
मटासी 
बाकेली 
बुडदुम 
इरपानार 
गोमटेर 
आंदेवाडा 
कोहकावाडा 
कुकाडी 

जारे 
सेहरामेटा 
वाडीज 
कोकाचल 
कामडगू 
कोहकापाल 

तुरॆवाया 
कोहकामेटा 
नयानार 
आदेर 
कोर्रा 
निराली 
कुपारी 
पुसबाका 
कारीबेडा 
पिकमोहनार 
कुपासी 

डुडुम 
कोण्डलाजी 
तुर्रा उर्फ कोरोवाया 

31 


215 


0.000 


216 


0.000 


217 


0.000 


218 


0.000 


219 


0.000 


220 


0.000 


221 


0.000 


222 


0.000 


223 


0.000 


224 


0.000 


225 


0.000 


226 


0.000 


227 


0.000 


228 


0.000 


229 


0.000 


योग 


1 


2 


3367.899 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1103 


230 


मंगनार 


715.225 


231 


38.732 


मंगनार 


232 


0.000 


233 


234 


नेलसनार 


24 / मंगनार 


गुफा 
पदनार 
बोधघाट 
बेंगलूर 

सडार 
इतालकुडुम 

टुंडेर 
कटोली 
कोयम 


103.475 
210.780 
100.136 
23.704 


235 


236 


बेंगलूर 


237 


72.899 


238 


251.519 


239 


259.924 


योग 


1 


10 


1776.394 


2 
नेलसनार 


240 


नेलसनार 


1824.911 


241 


नेलसनार 


25 / नेलसनार 


690.184 


डारापाल 


242 


187.541 


योग 


डारापाल 
सुरोखी 

3 
कोडोली 


1 


2 


243 


कोडोली 


2702.636 
817.512 
788.565 
1055.791 


244 


नेलसनार 


26 / कोडोली 


तालनार 


तालनार 


245 


चिडरापाल 


योग 


1 


2 


3 


2661.868 
1814.014 


246 


पिनकोण्डा 


247 


566.118 


नेलसनार 


27 / पिनकोण्डा 


पिनकोण्डा 
पातरपारा 

पोन्दूम 
पललेवाया 


248 


पातरपारा 


249 


योग 


1 


2 


4 


1296.658 
241.929 
3918.719 
1678.115 
475.987 
186.223 


250 


251 


फुलगटटा 
पेदापाल 
डेगमेटा 


फुलगटटा 


252 


253 


निलावाया 


270.042 


254 


नेलसनार 


28 / फुलगटटा 


तोयनार 


255 


केतुलनार 


178.511 
349.540 
173.238 
330.244 


256 


तोयनार 


पाटलीगुडा 
एडसमेटा 


257 


258 


गुपडीलंका 


योग 


122.120 
3764.020 


1 


2 


9 


1104 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


558.539 


मिरतुर 


260 


443.000 


261 


नेलसनार 


639.916 


29 / मिरतुर 


262 


387.505 


मदपाल 


263 


264 


योग 


2 


280.721 
910.920 
3220.601 
692.322 
832.935 


265 


266 


267 


147.308 


268 


पिटेपाल 


269 


163.557 
542.080 
0.000 


270 


मिरतुर 
तडकेल 
मदपाल 
तामोडी 
कुडमेर 
फलादी 

6 
पिटेपाल 

चेरली 
दोरागुडा 

ओकनार 
कोण्डापाल 
डुमकामेटा 
एडसपदर 
बेचापाल 
एटेपाल 
हुर्रपाल 
तिम्मनार 
एण्ड्रीनार 
पोरोवाडा 
जब्बेमरका 
बारेगुडा 
कोरमडोडी 
हाण्डापाल 
हुरैगुण्डा 
बोटेतोंग 


271 


0.000 


272 


273 


1046.892 
176.177 
601.122 


274 


नेलसनार 


30 / पिटेपाल 


275 


919.744 


276 


377.558 


277 


बेचापाल 


237.274 


278 


279 


280 


281 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


282 


283 


योग 


2 


19 


5736.969 


सर्किल योग : 


10 


20 


101 


39484.695 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1105 


राजस्व निरीक्षक मण्डल मदेड़ 
तहसील - भोपालपटनम, जिला - बीजापुर 


वर्तमान पटवारी हल्का 

पटवारी हल्का क्रमांक 
क्रमांक | क्रमांक एवं मुख्यालय 

एवं मुख्यालय का नाम 
का नाम 


ग्राम पंचायत 


ग्राम 


भौगोलिक 
क्षेत्रफल 


1 


2 


3 


4 


1 


1 / केरपे 


1 / केरपे 


केरपे 


5 
केरपे 
दुडमें 
करकावाड़ा 
पेनगुण्डा 
उस्कामेटा (विरान ) 
पुम्बाली (विरान ) 
मुचलेर (विरान ) 
दुर्गापारा (विरान) 
मोतकवाया (विरान) 
हल्बातुमीरगुड़ा 
बड़ेईन्दूर (विरान ) 
छोटेईन्दूर (विरान) 
करमे (विरान ) 
पारागांव (विरान ) 
गोड़नुगूर 
नेतीवाड़ा 
पासेवाड़ा 
नेतीकाकलेर 
दुडेपल्ली 
फरसनार 
बोरामंगी (विरान) 
मरकुड़ 
ओडरू 

23 
सण्ड्रा 
चेरपल्ली 
चिपनपल्ली 
किमारबेचा (विरान ) 
तिमारबेचा (विरान ) 
फनदीवाया 
जारागुड़ा 
रालापल्ली 
मरदींगपाल (विरान) 


6 
3662.075 
1836.727 
1197.435 
959.0561 
632.643 
934.409 
1690.963 

0.000 
3121.084 
1103.886 

0.0001 
0.000 

0.000 
5667.309 
936.136 
694.566 
978.3700 
1020.462 
1403.093 

558.4300 
2038.056 
1461.028 
1967.071 
31862.799 
1430.106 
1567.585 
893.527 

00 


योग : 


1 


2 


2 / सण्ड्रा 


2 / सण्ड्रा 


सण्ड्रा 


01 


1017.683 
870.379 
851.162 

0.0000 
6630.442 


योग : 


9 


1106 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


3 


3 / एडापल्ली 


3 / एडापल्ली 


योग : 


7 


एडापल्ली 
पालसेगुण्डी 

गुण्डापुरी 
एडापल्ली गरतुल 

कोकेरा 
आरेपल्ली 

ईरपागुट्टा 
1 

बड़ेकाकलेर 
ताडसोड़ (विरान) 
कुमेर (विरान ) 
गोरगुण्डा (विरान) 
टेकमेटा 
हीरापुरम (विरान ) 
पावम (विरान) 
आरकीपाल (विरान) 
ताटीगुट्टा 
छोटेकाकलेर 

नागावरम (विरान ) 
बड़ेकाकलेर दुड़मे (विरान ) 

पेनकुदूर 
फूलगुण्डम 
चिन्नाबेली (विरान) 
अन्नापुर 


4380.052 
1622.045 
1085.455 
847.457 
2259.574 
681.083 
2285.616 
13161.282 
951.905 
0.000 
0.000 
0.000 
813.399 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
1505.465 

0.000 
0.000 
825.783 
1104.835 

0.000 
1642.425 


4 


4 / पीलूर 


4 / पीलूर 


कुन्नावायागुड़ा (विरान) 


0.000 


मारवाड़ा 
सफीमरका 
पीलूर 
बीबरी 
कांदलापर्ती 


योग : 


1 


22 
अंगमपल्ली 
बन्देपर 
कोरजेड़ 

सोमनपल्ली 
अंगमपल्ली 

पे0 कोत्तागुड़ा 
रायगुड़ा 
धनगोल 
नीलामड़गू 
तमलापल्ली 
आदेड़वाया (विरान ) 


567.820 
1701.930 
1073.127 
699.497 
325.806 
11211.992 
271.688 
374.195 
272.672 
596.969 
126.963 
221.164 
352.328 

0.000 
624.815 
0.000 


5 


12 / अंगमपल्ली 


5 / अंगमपल्ली 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1107 


योग : 


2 


6 


13 /मद्देड़ 


6 / मद्देड़ 


योग : 


कचलारम (विरान) 
वंगापल्ली (विरान ) 

आलूर (विरान ) 
तमलापल्ली 

केसोली (विरान) 
अटुकपल्ली (विरान) 
लिंगापुर (विरान ) 
गौरारम 
भट्टीपल्ली (विरान) 

18 
मद्देड़ ग्राम 
मदेड़ 

मद्देड़ टाउन 
संगमपल्ली 

मिनपानूर (विरान) 
संगमपल्ली कोनागुड़ा 

गिलगिच्चा 

ऐलगांड्रा 
2 

7 
पेगडापल्ली 
पेगड़ापल्ली पं 0 बासागुड़ा 

कोडोली (विरान ) 
दम्पाया 
दु0 कोत्तागुड़ा 

को दुधेड़ा 
दम्पाया काकलेर (विरान ) 

पोजेर (विरान) 
बंजोली (विरान) 

बर्रेगुड़ा (विरान ) 
2 

10 
केसाईगुड़ा केसाईगुडा 

गोरला 
गोरला 

मीनूर 

वंगापल्ली 
वंगापल्ली मूत्तापुर 

एंचोड़ा 
3 

6 
उस्कालेड़ उस्कालेड़ 

मिनकापल्ली 
मिनकापल्ली कोमटपल्ली 

कोगूपल्ली 
2 

4 
पामगल 
पामगल मिटूपल्ली 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
230.601 

0.000 
3071.395 
566.441 

52.322 
976.860 

0.000 
38.234 
769.174 
54.332 
2457.363 
445.097 
235.618 

0.000 
1463.123 
379.859 
78.346 
0.000 
0.000 
0.000 

0.000 
2602.043 
623.425 
459538 
1042.851 
282.382 
605.049 
215.862 
3229.107 
1267.301 
434.701 
366.844 
769.633 
2838.479 
664.953 
878.466 


7 


11 / पेगड़ापल्ली 


7 / पेगड़ापल्ली 


योग : 


8 


14 / मीनूर 


8 / गोरला 


योग : 


9 


17 / उस्कालेड 


9 / उस्कालेड़ 


योग : 


1108 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


10 


18 / पामगल 


10 / पामगल. 


नीलमदीपा (विरान) 

कोत्तापल्ली 
कोत्तापल्ली लोदेड 

मरीमल्ला 


170.621 
698.334 
795.994 
95.634 
3304.002 
80368.904 


योग : 
महायोग : 


2 


6 


17 


112 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1109 


राजस्व निरीक्षक मण्डल भोपालपटनम 
तहसील - भोपालपटनम, जिला - बीजापुर 


वर्तमान पटवारी हल्का 

पटवारी हल्का क्रमांक 
क्रमांक | क्रमांक एवं 

का नाम 


क्रमांक एवं मुख्यालय एवं मुख्यालय का नाम 


ग्राम पंचायत 


ग्राम 


भौगोलिक 
क्षेत्रफल 


1 


2 


3 


4 


बारेगुड़ा 


5 
बारेगुड़ा 
रेड्डीपल्ली 
सकनापल्ली 


वाडला 


5 / बारेगुड़ा 


11 / बारेगुड़ा 


वाडला 


जामका (विरान) 
मालदा (विरान) 
मट्टीमरका 
दुडमा (विरान) 
गोखुर 
पोलेम 
पेंदलालम 
कोटापल्ली 
पेट्टाबोगड़ा 


योग : 


2 


13 


वरदली 


2 


6 / वरदली 


12 / वरदली 


6 
138.2801 
295.354 
94.852 
75.2751 
0.0001 

0.0000 
612.136 

0.0000 
140.283 
464.718 

0.0000 
128.258 

215.688 
2164.844 

370.839 
361.735 

24.1300 
176.2801 

73.614 
1006.598 

277.358 
122.984 

59.836 
468.923 

343.006 
1272.107 

282.829 
135.123 
535.781 
775.092 

594.878 
2323.703 

152.597 
439.591 
280.700 


दम्मूर 


योग : 


2 


3 


6 / वरदली 


13 / लिंगापुर 


वरदली 
चिल्लामरका 
आलमपोट्टीगुड़ा 
दम्मूर 
दुगलमगुड़ा 

5 
लिंगापुर 
कोत्तागुड़ा 
रायगुड़ा 
गंगारम 
नलमपल्ली 

5 
गोल्लागुड़ा 
मरींगुड़ा 
गुन्लापेटा 
उल्लूर 
चंदनगिरी 


लिंगापुर 


योग : 


7 / गोल्लागुड़ा 


गोल्लागुड़ा 


4 


14 / गोल्लागुड़ा 


8 / भोपालपटनम 


गुन्लापेटा 


योग : 


2 


5 


5 


7 / गोल्लागुड़ा 


15 / तिमेड़ 


तिमेड़ 


रामपुरम उर्फ भीमारम 
तिमेड़ 
भट्टपल्ली 


1110 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


योग : 


गोटाईगुड़ा गोटाईगुड़ा 
2 

4 

भोपालपटनम 
न.पं. भोपालपटनम 

रालापल्ली 


6 


8 / भो.पटनम 


16 / भो.पटनम 


योग : 


1 


2 


रूद्रारम 


रूद्रारम 


529.380 
1402.268 
717.841 
598.981 
1316.822 
1094.550 
559.031 

0.000 
567.449 
250.272 
419.863 
2891.165 
500.217 
94.626 


7 


9 / रूद्रारम 


कुचनूर 
दामारम (विरान) 
अर्जुनली 
चिन्नामाटूर 
पेदामाटूर 


17 / रूद्रारम 


अर्जुनली 


योग : 


2 


6 


10 / चेरपल्ली 


चेरपल्ली 


448.790 


8 


18 / चेरपल्ली 


चेरपल्ली 
रणपुरम 
भट्टीगुड़ा 
( जाजलगुडा) 
मोतकपल्ली 
यापला 
सेण्ड्रापल्ली 
कोण्डापड़गू 


11 / पेगड़ापल्ली 


सेण्ड्रापल्ली 


योग : 


2 


7 


313.392 
485.175 
562.855 
235.362 
2640.417 
180.717 
514.954 
132.380 
332.561 
543.778 


11 / पेगडापल्ली 


19 / बामनपुर 


बामनपुर 


बामनपुर 
पोषणपल्ली 
बुरगुडा 
देपला 
गोरगुण्डा 
मेघापुर उर्फ 
करकावाया 


332.739 


योग : 


1 


6 


अटुकपल्ली 


10 


15 / भद्राकाली 


20 / भद्राकाली 


अटुकपल्ली 
कोण्डामौसम 
कांदला 
रामपेटा 
मेटलाचेरू 
ऐलापुरम (विरान) 
रेगुडा 
मे 0 कोत्तागुड़ा 
भद्राकाली 
कापाला (विरान ) 
बड़ेगुण्डम (विरान) 
कुमारनीला (विरान ) 
रोडनीला (विरान) 

13 


2037.129 
1052.986 
462.799 
130.146 
316.333 
64.156 

0.000 
497.663 
80.010 
612.493 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
3216.586 


भद्राकाली 


योग : 


2 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1111 


11 


16 / कोत्तूर 


21 / कोत्तूर 


चन्दूर 
कम्बालपेटा 
दुधेड़ा 
सीतानगरम 
तारूड 
कोत्तूर 
अन्नारम 
तारलागुडा 

8 


239.751 
205.773 
345.284 
338.393 
253.566 
247.275 
308.654 
307.208 
2245.904 
22517.543 


कोत्तूर 


2 


योग : 
योग : 


19 


74 


1112 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


राजस्व निरीक्षक मण्डल उसूर 
तहसील - उसूर, जिला- बीजापुर 


वर्तमान पटवारी हल्का 

पटवारी हल्का क्रमांक 
क्रमांक | क्रमांक एवं 

का नाम 


क्रमांक एवं मुख्यालय एवं मुख्यालय का नाम 


ग्राम पंचायत 


ग्राम 


भौगोलिक 
क्षेत्रफल 


1 


2 


3 


1 


1 मुरकीनार 


1 मुरकीनार 


4 

5 
मुरकीनार 
मोदकपाल 

पंगनपाल 
मुरकीनार 

सण्ड्रेल 
चिन्तनपाल 
गुपकोंटा (विरान ) 

पुसगुड़ी 
पुसगुड़ी पावरेल 

केशगल (विरान) 
2 

9 
चेरकडोडी 
चेरकडोडी पेंकरम 

भंडारपाल 

चेरामंगी 
चेरामंगी 

नुकनपाल 
धारावरम 


योग 


2 


2 चेरामंगी 


2 चेरामंगी 


योग 


6 
1182.1300 
678.418 

231.802 
1028.362 
376.094 
120.657 
1028.853 
2306.169 

490.417 
7442.902 
2561.6051 
1143.023 

339.774 
1386.000 
1173.958 

850.4500 
1613.942 
9068.752 
975.073 
589.692 
644.985 
809.597 
551.201 
304.562 
3875.1100 
1069.853 
617.2301 
545.325 
308.457 
2540.865 
2098.452 
1060.574 
2244.750 

861.722 
6265.498 


3 


3 सकनपल्ली 


3 संकनपल्ली 


2 

7 
संकनपल्ली संकनपल्ली 

एंगपल्ली 

फरसापल्ली 
एंगपल्ली भट्टीगुड़ा 

मुंजालकांकेर 

कन्हाईगुड़ा (विरान) 
2 

6 
इलमिड़ी 

इलमिड़ी 

लंकापल्ली 
लंकापल्ली आईपेंटा 

जिनिप्पा 


योग 


4 


4 इलमिड़ी 


4 इलमिड़ी 


योग 


5 


5 आवापल्ली 


5 आवापल्ली 


आवापल्ली आवापल्ली 

चिन्ताकोण्टा 
चिन्ताकोण्टा चाटलापल्ली 

दुगईगुड़ा 
2 

4 


योग 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1113 


उसूर 


2957.974 


उसूर 


उसूर 


उसूर 
सेमलडोडी 
पेरमपल्ली 


2961.107 


सेमलडोडी 


योग 


342.683 
6261.764 
5003.808 


7 मुरदण्डा 


7 मुरदण्डा 


मुरदण्डा 
तिम्मापुर 


तिम्मापुर 


2194.108 


योग 


7197.916 


860.838 
1880.727 


नेलाकांकर 


a 


14 नेलाकांकेर 


नेलाकांकर 


नेलाकांकर 
रेखापल्ली 
चिंगनपल्ली 
कमलापुर 
मारूढबाका 
लिंगापुर 
भूसापुर 


1246,967 
1941.437 
2058.097 


1418.368 
1582.086 


योग 


10988.52 


1994.931 


गलगम 
नडपल्ली 


1002.402 


गलगम 


पुटटापल्ली 


203.104 
1796.339 


142.057 
1067.418 


15 पुजारीकांकेर 


9 पुजारीकांकेर 


769.157 


नम्बी 
गुंजेपी 
पुजारी कांकेर 
उटलापल्ली 

भीमारम 
चिन्नाउटलापल्ली 

रामपुर 
चिंगनमोठ (विरान ) 

कोत्तापल्ली 


पुजारी कांकेर 


146.314 
67.869 

0 


0 


योग 


1027.891 
8217.482 


12 


महायोग : 


18 


54 


61554.247 


1114 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


राजस्व निरीक्षक मण्डल बासागुड़ा 
तहसील - उसूर, जिला - बीजापुर 


वर्तमान पटवारी हल्का 

पटवारी हल्का क्रमांक 
क्रमांक | क्रमांक एवं मुख्यालय एवं मुख्यालय का नाम 

का नाम 


ग्राम पंचायत 


ग्राम 


भौगोलिक 
क्षेत्रफल 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


हीरापुर 


1 


8 हीरापुर 


10 हीरापुर 


हीरापुर 
पुसकोंटा 
बेलमनेंड्रा 
फुतकेल 
चिल्कापल्ली 


फुतकेल 


योग 


2 


5 


लिंगागिरी 


लिंगागिरी 
सुरनार 
छोटेसुकनपल्ली 
बडेसुकनपल्ली 
ढोलेगुड़ा 
पेद्दापल्ली 
मल्लेपल्ली 


2 


9 लिंगागिरी 


11 लिंगागिरी 


मल्लेपल्ली धरमापुर 


डल्ला 


योग 


2 


9 


1191.448 
471.419 

9.720 
993.880 
1787.129 
4453.596 
491.031 
405.646 
452.784 
415.3301 
130.227 

44.322 
521.892 
493.074 
952.946 
3907.252 
152.110 
106.4581 
263.866 
195.624 
698.498 
63.086 
81.459 
328.142 
1889.243 
2033.0671 
357.654 
621.171 
422.665 
272.215 
3706.772 


3 


10 बासागुड़ा 


12 बासागुड़ा 


बासागुड़ा 
बासागुड़ा 

काशीगुड़ा 
कोरसागुड़ा 
बीरागुड़ा 

औउटपल्ली 
कोरसागुड़ा 

बकनागुलगुड़ा 
राजपेट्रा 
सारकेगुडा 

8 
तरम तर्रम 

चिपुरभट्टी 

पेगड़ापल्ली 
चिपुरभट्टी 

कोत्तापल्ली 

पाकेला 
2 

5 


योग 


2 


4 


11 तरैम 


13 तरैम 


योग 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


1115 


पुसबाका 


1816.739 


312.028 


5 


12 चिन्नागेलूर 


14 चिन्नागेलूर 


पुसबाका 
चिन्नागेलूर 
पेदागेलूर 

गुण्डम 
चुटवाही ( अभिलेख 

विहीन ) 


558.481 
354.737 


चिन्नागेलूर 


0.000 


योग 


2 


5 


गगनपल्ली 


6 


13 गगनपल्ली 


15 गगनपल्ली 


गगनपल्ली 

कोजेड 
टेकुलगुडियम 

नरसापुर 
पोलमपल्ली 
टेकमेटला 


3041.985 
216.396 
672.861 
525.818 
561.578 
2684.683 
3829.241 
8490.577 


पोलमपल्ली 


योग 


2 


6 


धरमारम 


664.078 
62.795 


धरमारम 


3035.104 
262.617 
39.854 
0.000 


7 


16 धरमारम 


16 धरमारम 


मलेमपेंटा 


0.000 
0.000 


79.181 


योग 


2 


दामारम 
जीडपल्ली 
चिन्नाधरमारम 

मलेमपेंटा 
पोलमपल्ली 
कोत्तापेंटा (विरान) 
कोत्तूर ( कस्तूरपाड ) 
तुमरेल . 

9 
कोण्डापल्ली 
कोमटपल्ली 
भटटीगुडा 
कंचाल 
एरापल्ली 
गुण्डराजगुडा 
तुनकीगुटटा (विरान) 

काउरगटटा 


4143.629 
1323.103 
133.656 


कोण्डापल्ली 


84.253 
156.249 


8 


17 कोण्डापल्ली 


17 कोण्डापल्ली 


184.174 


कंचाल 


91.228 
0.000 


50.140 


योग 


2 


8 


2022.803 


4034.178 


दारेली 


121.368 
51.753 . 


18 दारेली 


18 दारेली 


दारेली 
पेदाचंदा 
मंगलतोर 
मेटागुडा 
पालागुडा 
मीनागटटा 
बोमेड 


89.225 
1782.236 


पालागुडा 


153.940 


219.080 


योग 


2 


6451.780 


1116 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2019 


[ भाग 1 


2954.738 


0.000 
40.001 


पामेड 


148.071 


477.446 


10 


19 पामेड 


19 पामेड 


1876.428 


568.093 


जारपल्ली 


पामेड 
पेददाधरमारम 

गादीगुडा 
चिन्नाधारमकटटू 
(विरान) 

सापेड 
जारपल्ली 
टेकलेर 
तोगगुडा 

मेदीगुडा 
पेददाधारमकटटू 
बुरदामडगू (विरान) 

11 
उडतामलला 
रासपल्ली 
बोटेोंग 

यमपुर 
पीनाचंदा 


777.534 
90.831 
147.497 

0.000 
7080.639 


योग 


2 


1538.263 
218.959 
2076.849 
1516.198 


20 उडतामल्ला 


20 उडतामल्ला 


उडतामलला 


योग 


1246.352 
6596.621 


1 


महायोग : 


11 


21 


78 


51784.897 


के . डी. कुंजाम , 


कलेक्टर . 


